रजिस्ट्री संडी. एल. -33004 / 99 


REGD. NO. D . L .- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग I - खण्ड 1 
PART 1 Section 1 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 58 ] 
No. 58] 


नई दिल्ली , मंगलवार , मार्च 28 , 2000 / चैत्र 8, 1922 
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 28 , 2000 /CHAITRA 8 , 1922 


- 


% 
3D 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 


( बाणिज्य विभाग ) 


( पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय ) 

शुद्धि - पत्र 

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2000 
विषय : -- चीन से बेरियम कार्बोनेट के आयातों की पाटनरोधी जांच 


सं. 36 / 1 / 98 - डी जी ए डी . - निर्दिष्ट प्राधिकारी 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क अधिनियम , 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ ( पाटित 
वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण और क्षति का निर्धारण ) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए , दिनांक 
23 मार्च, 2000 की अधिसूचना संख्या 36 /1/ 98 - डी जी ए डी द्वारा अधिसूचित अंतिम निष्कर्षों में एतद्वारा निम्नलिखित सुधार करते हैं अर्थात् : 


अंतिम निष्कर्षों के पैरा झ के अंतर्गत दूसरे और चौथे उप - पैराग्राफों को निम्नानुसार पढ़ा आएगा : 


दूसरा उप - पैराग्राफ : यह आवश्यक समझा गया है कि संबद्ध देशों के मूल के या वहां से निर्यातित बेरियम कार्बोनेट के सभी आयातों पर 
पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए । 


चौथा उप -पैराग्राफ : यह प्रस्ताव किया जाता है कि सीमाशुल्क टैरिफ के अध्याय 28, सीमाशुल्क शीर्ष 2836.60 के अधीन आने वाले चीन 
जनवादी गणराज्य मूल के या वहां से निर्यातित बेरियम कार्बोनेट के सभी आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में भारी अधिसूचना की तारीख 
से पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना चाहिए । पाटनरोधी शुल्क नीचे कॉलम 3 में उल्लिखित राशि और प्रति मी. टन आयातों के पहुंच मूल्य के बीच 
का अंतर होगा । 

रति विनय झा, निर्दिष्ट प्राधिकारी 


884 GI/ 2000 - 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — Sec . 3 (1 )] 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 


(Department of Commerce ) 
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI- DŮMPING AND ALLIED DUTIES) 

CORRIGENDUM 

New Delhi, the 28th March , 2000 
Subject :- Anti -dumping investigations import of Barium Carbonate from China. 
No. 36 / 1/ 98 - DGAD . - The Designated Authority, having regard to the Customs Act, 1975 as amended in 1995 
and the Customs Tariff ( Identification , Assessment and Collection of Anti - Dumping Duty on Dumped Articles and for 
Determination of Injury ) Rules, 1995 hereby makes the following corrections in the final findings Notified vide Notification 
No. 36 /1/98 - DGAD dated 23rd March , 2000 namely : 

The second and fourth sub -paras under para I of the Final Findings shall be read as under : 

Second sub - para : It is considered necessary to impose anti -dumping duty, on all imports of Barium Carbonate 
originating in or exported from the subject country. 


Fourth Sub -para : It is proposed that anti -duming duties be imposed from the date of notification to be issued in 
this regard by the Central Government, on all imports of Barium Carbonate originating in or exported from Peoples 
Republic of China falling under Chapter 28 Custom Head 2836 .60 of the Customs Tariff, the anti-dumping duty shall be 
the difference between the amounts mentioned in column 3 below and the landed value of imports perMT. 


RATHI VINAY JHA, Designated Authority 


Printed by the Manager, Govt. of India Pess, Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


